रजिस्ट्री सं. जी -3 / डी एल ( एन ) 04 / 0009 / 2003-05 


REGD. No. G - 3 / DIL ( N) -04/ 0009 / 2003-05 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


ना 


दिल्ली 

Delhi Gazette 


राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


एस.जी.- डी.एल.- सा .- 23012020-215649 

SG - DL- W - 23012020-215649 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 01 ] दिल्ली, जनवरी 10 जनवरी 16, 2020 , बृहस्पतिवार /पौष 20 — पौष 26, 1941 
No. 01 ] DELHI, JANUARY 10 - JANUARY 16, 2020, THURSDAY/ PAUSHA 20 — PAUSHA 26 , 1941 


[ रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 354 

[ N.C.T.D. No. 354 


भाग II- खण्ड 1 


PART II — Sec. 1 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के 

निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters , reproduction of High CourtNotifications 

and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications. 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली 

अधिसूचना 
दिल्ली , 30 अगस्त , 

2019 
सं .703/ स्थापना -1 /ई.-2 / डी.एच.सी. — माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति 
सहर्ष करते हैं : 


पदधारी का नाम तथा धारित 


पद जिस पर नियुक्ति हुई 


टिप्पणी 


क्रम 
सं . 


पद 


1 . 


श्री सुनील कुमार , सहायक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में | दिनांक 26.08.2019 से आगामी आदेशों तक 
पुस्तकाध्यक्ष 

अस्थायी पुस्तकाध्यक्ष ( सातवें पुस्तकाध्यक्ष के रिक्त पद के प्रति । 
वेतन आयोग के अनुसार ) 


323 DG/ 2020 


( 1 ) 


2 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 16 , 2020 /PAUSHA 26 , 1941 


PART II - Sec . 1 ]] 


१ 


नोट: 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 
तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 

यश पाल , विशेष कार्य अधिकारी (स्थापना ) 


HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi, the 30th August , 2019 


No.703/ Estt.I/ E- 2/ DHC. - Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following 
appointment on the Establishment of this Court : 


S.No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Official & Post 
held 
Mr. Sunil Kumar , 
Assistant Librarian 


1 . 


Temporary Librarian in Level 
11 of Pay Matrix (as per 7th Pay 
Commission). 


With effect from 26.08.2019 till 
further orders against vacant post 
of Librarian . 


Note : 


The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the 
date of his appointment and expiry of the period of probation shall not result in his automatic 
confirmation. 


YASH PAL , O.S.D. ( Establishment ) 


पद 


न्यायिक सहायक 


अधिसूचना 

दिल्ली , 16 सितम्बर , 2019 
सं .730/स्थापना/ई.- 2/ डी.एच.सी. — माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष 
करते हैं : 
क्रम पदधारी का नाम तथा धारित पद जिस पर नियुक्ति हुई 

टिप्पणी 
सं . 
1 . सुश्री सुनीता डोगरा, वरिष्ठ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में | दिनांक 13.09.2019 से आगामी आदेशों तक 

अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी | 35 % वरिष्ठता कोटे के तहत प्रशासनिक 
( न्यायिक ) (सातवें 

वेतन 

अधिकारी (न्यायिक ) के एक रिक्त पद के प्रति | 

आयोग के अनुसार ) 
.2 

श्री धरमवीर सिंह भाटी, वरिष्ठ वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 में | दिनांक 13.09.2019 से आगामी आदेशों तक 
न्यायिक सहायक 

अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी | 35 % वरिष्ठता कोटे के तहत प्रशासनिक 
( न्यायिक ) ( सातवें वेतन 
आयोग के अनुसार) 

अधिकारी ( न्यायिक ) के एक रिक्त पद के प्रति | 
नोट : 1. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा 

परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी | 
2. उपरोक्त नियुक्तियां (i) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहुजा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 

एवं अन्य ” (ii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य " 
(iii ) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 27418-/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” (iv ) 
एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” (v) रिट 
याचिका (सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा ( vi ) एस.एल.पी. 
( सिविल ) सं . 25407/2016 शीर्षक “मिथलेश कुमारी बनाम महा -निबंधक , दिल्ली उच्च न्यायालय” के परिणाम के अध्यधीन हैं 
तथा आगे इस शर्त के अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता 
है तो वह अपना पद अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण)/ कर्मचारी (गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगें एवं यदि कोई रिक्ति 
उपलब्ध नहीं होती है तो वह अपने पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगें | 

यश पाल , विशेष कार्य अधिकारी ( स्थापना ) 


[ PART II - Sec. 1 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 16 , 2020 /PAUSHA 26 , 1941 


3 


NOTIFICATION 


Delhi, the 16th September , 2019 
No.730 / Estt./ E -2 /DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following 
appointments on the Establishment of this Court: 


S. No. 


Post to which appointed 


Remarks 


Name of the Official & Post 
held 
Ms. Sunita Dogra , 
Senior Judicial Assistant 


1 . 


7th Pay 


Temporary Admn . Officer With effect from 13.09.2019 till 
( Judl.) in the Level 11 of | further orders against a vacant post 
Pay Matrix (as per 

of Admn . Officer (Judl.) under 35 % 
Commission ) 

seniority quota . 
Temporary Admn . Officer With effect from 13.09.2019 till 
( Judl.) in the Level 11 of | further orders against a vacant post 
Pay Matrix (as per 7th Pay of Admn . Officer ( Judl.) under 35 % 
Commission) 

seniority quota . 


2 . 


Mr.Dharamvir Singh Bhatti , 
Senior Judicial Assistant 


NOTES : 1. The appointment of above mentioned officers will be on probation initially for a period of one year 

from the date of their appointment and expiry of the period of probation shall not result in their 

automatic confirmation . 
2. The above appointment will be subject to outcome of the (i) SLP (Civil ) No. 20362/2016 titled 

Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors . ,(ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled 
K.K. Sharma & Ors . Vs High Court of Delhi & Ors. ,( iii ) SLP ( Civil ) No. 27418/2016 titled 
Dinesh Manchanda & Ors . Vs. High Court of Delhi and Ors . , (iv ) SLP ( Civil ) No. 22722/2016 
titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.” ( V ) W.P.( C ) No. 8016/2016 
titled Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. and ( vi ) SLP (Civil ) No. 25407/2016 
titled “ Mithlesh Kumari vs. Registrar General , Delhi High Court and lso subject to the condition 
that in case as a result of implementation of above decisions their seniority position is depressed , 
they will be liable to yield their position to the officer( s )/official( s ) placed senior to them and in 
case no vacancy is available , they will stand reverted . 


YASH PAL , O.S.D. (Estt.) 


अधिसूचना 

दिल्ली , 16 सितम्बर , 2019 
सं . 731/स्थापना / ई . - 2 / डी.एच.सी. - माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति 
सहर्ष करते हैं : 
क्रम सं . 

टिप्पणी 
पदधारी का नाम तथा धारित पद पद जिस पर नियुक्ति हुई 
1 . श्री प्रेम मोहन चौधरी , वरिष्ठ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में | दिनांक 13.09.2019 से आगामी 
वैयक्तिक सहायक 

अस्थायी निजी सचिव ( सातवें वेतन | आदेशों तक 35 % वरिष्ठता कोटे के 
आयोग के अनुसार ) 

तहत निजी सचिव के एक रिक्त पद 
के प्रति । 


नोट : 
1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 

तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
2 . उपरोक्त नियुक्ति एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहुजा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय एवं अन्य ” ( ii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के.के. शर्मा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य” (iii) एस.एल.पी. ( सिविल) सं . 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य”, (iv ) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक " प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय एवं अन्य ” तथा (v) रिट याचिका (सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय एवं अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा आगे इस शर्त के अध्यधीन हैं कि उपरोक्त निर्णयों के 
क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वह अपना पद अपने से ऊपर आसीन 


4 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 16 , 2020 /PAUSHA 26 , 1941 


PART II - Sec . 1 ]] 


१ 


अधिकारी (गण )/ कर्मचारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगें एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वह अपने 
पिछले पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगें | 


यश पाल ,विशेष कार्य अधिकारी (स्थापना ) 


NOTIFICATION 

Delhi, the 16th September, 2019 
No.731 /Estt./E -2 /DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following 
appointment on the establishment of this Court : 
S.No. | Name of the Official & 

Post to which appointed 

Remarks 
Post held 
1 . Mr. Prem Mohan Choudhary , Temporary Private Secretary in the With effect from 13.09.2019 
Senior Personal Assistant 

Level 11 of Pay Matrix (as per 7th till further orders against 
Pay Commission ) 

the vacant post of Private 
Secretary under 35 % 
seniority quota. 


Note :- 1. The above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of his 

appointment and expiry of the period of probation shall not result in his automatic confirmation . 
2. The above appointment is subject to outcome of the (i ) SLP ( Civil ) No.20362 /2016 titled “ Ravinder 

Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.” ; ( ii ) SLP (Civil) No.19374 /2016 titled “ K.K.Sharma & 
Ors . Vs. High Court of Delhi & Ors "; ( iii ) SLP ( Civil ) No. 27418/2016 titled “ Dinesh Manchanda & 
Ors . Vs. High Court of Delhi and Ors .” ; ( iv ) SLP (Civil ) No.22722/ 2016 titled “ Pratima Rani Gupta & 
Others Vs. High Court of Delhi and Ors. "; and ( v ) W.P. ( C ) No.8016/ 2016 titled “ Atul Kumar Sharma 
Vs. Delhi High Court and Anr.” , and also subject to the condition that in case , as a result of 
implementation of above decisions his seniority position is depressed , he will be liable to yield his 
position to the officer(s )/ official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available , he shall 
stand reverted to his previous post. 


YASH PAL , Officer on Special Duty ( Estt . ) 


, 


अधिसूचना 

दिल्ली , 16 सितम्बर, 2019 
सं .732 / स्थापना -I / ई-2 / डी.एच.सी. - इस न्यायालय की अधिसूचना सं .560/ स्था -1 /ई -2 / डी.एच.सी . दिनांक 18.07.2019 
की निरंतरता में , माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष करते हैं : 


2 . 


क्रम अधिकारी का पद एवं धारित पद पद जिस पर नियुक्ति की गई है 

टिप्पणियाँ 
सं . 
1 . श्री राकेश कुमार शर्मा II, स्थानापन्न वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 13.09.2019 से आगामी आदेशों तक 
सहायक निबंधक 

अस्थायी सहायक निबंधक (7 वें सहायक निबंधक के पद के प्रति जो सुश्री सुनीता 
वेतन आयोग के अनुसार ) 

गोसाई , सहायक निबंधक के दिनांक 31.08.2019 

को सेवानिवृत्त होने के कारण उपलब्ध हुआ है | 
सुश्री निशा रानी शर्मा, निजी सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में दिनांक 13.09.2019 से आगामी आदेशों तक 

स्थानापन्न सहायक निबंधक ( 7 वें | सहायक निबंधक के पद के प्रति जो सुश्री साधना 
वेतन आयोग के अनुसार ) 

जाडिया , सहायक निबंधक के प्रतिनियुक्ति पर जाने 

के कारण उपलब्ध हुआ है | 
नोट :1. अधिसूचना संख्या 560/ स्था .1/ई-2/ डीएचसी दिनाँक 18/07/2019 द्वारा श्री राकेश कुमार शर्मा || के स्थानापन्न 

सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति पर लगाई गई शर्त संख्या-1 को हटाया जाता है । 
2. सुश्री निशा रानी शर्मा की स्थानापन्न सहायक निबंधक के रूप में नियुक्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि इस न्यायालय 

में सुश्री साधना जाडिया , सहायक निबंधक के संप्रत्यावर्तन होने पर , यदि सहायक निबंधक का कोई रिक्त पद उपलब्ध 

नहीं है तो सुश्री निशा रानी शर्मा अपने पिछले पद अर्थात निजी सचिव पर प्रत्यावर्तित हो जाएँगी । 
3. उपरोक्त नियुक्तियां (i ) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय एवं अन्य” , ( ii) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक “ के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 


[ PART II - Sec. 1 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 16 , 2020 /PAUSHA 26 , 1941 


5 


न्यायालय एवं अन्य” , (iii) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं. 27418/2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य ”, ( iv ) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय एवं अन्य ” तथा (v) रिट याचिका (सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय एवं अन्य ” के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन 
के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी 
( गण) / कर्मचारी ( गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो 


जायेंगे | 


यश पाल ,विशेष कार्य अधिकारी ( स्थापना ) 
NOTIFICATION 

Delhi, the16th September , 2019 
No. 732 /Estt.I/ E - 2 /DHC.In continuation to this Court s Notification No. 560/Estt.I/ E - 2 /DHC dated 
18.07.2019 , Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the 
establishment of this Court: 
Sr. No. Name of the officer & Post Post to which appointed 

Remarks 
held 


1 . 


Mr. Rakesh Kumar 
Sharma II , Officiating 
Assistant Registrar 


Temporary Assistant With effect from 13.09.2019 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the vacancy arisen 
Pay Matrix ( as per 7th Pay consequent upon retirement of 
Commission ) 

Ms. Sunita Gosain , Assistant Registrar 

on 31.08.2019 . 
Officiating 

Assistant With effect from 13.09.2019 till further 
Registrar in the Level 12 of orders against the vacancy available on 
Pay Matrix (as per 7th Pay proceeding of Ms. Sadhana Jadia , 
Commission) 

Assistant Registrar, on deputation . 


2 . 


Ms. Nisha Rani Sharma, 
Private Secretary 


NOTES : 1. The Condition No.1 imposed on the appointment of Mr. Rakesh Kumar Sharma II as Officiating 

Assistant Registrar vide Notification No. 560/ Estt.I / E-2 / DHC dated 18.07.2019 stands removed. 
2. The appointment of Ms. Nisha Rani Sharma, as officiating Assistant Registrar is subject to the 

condition that on repatriation of Ms. Sadhana Jadia , Assistant Registrar to this Court, if no vacancy of 
Assistant Registrar is available , Ms. Nisha Rani, shall stand reverted to her previous post i.e. Private 

Secretary . 
3. The above appointments are subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “ Ravinder 

Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors. ", (ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled “ K.K.Sharma 
& Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.” , ( iii ) SLP ( Civil) No. 27418/2016 titled “ Dinesh Manchanda 
& Ors . Vs. High Court of Delhi & Ors.” , (iv ) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “ Pratima Rani Gupta 
& Others Vs High Court of Delhi and Ors. ” and ( v ) W.P. ( C ) No.8016/ 2016 titled " Atul Kumar 
Sharma Vs. Delhi High Court and Anr. ” , and also subject to the condition that in case as a result of 
implementation of above decisions their seniority position is depressed , they will be liable to yield their 
position to the officer( s )/official(s ) placed senior to them and in case no vacancy is available , they will 
stand reverted . 

YASH PAL , Officer on Special Duty ( Estt .) 


अधिसूचना 

दिल्ली , 01 अक्तूबर , 2019 
सं . 147/ स्थापना/ ई.- 2 / डी.एच.सी. - माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति 
सहर्ष करते हैं : 
क्रम पदधारी का नाम तथा धारित पद पद जिस पर नियुक्ति हुई 

टिप्पणी 
सं . 
श्री आलोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी दिनांक 01.10.2019 से आगामी 

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) आदेशों तक 35 % वरिष्ठता कोटे के 
( सातवें वेतन आयोग के अनुसार) 

तहत प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) 
के एक 

रिक्त पद के प्रति । 


. 


न्यायिक सहायक 


6 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 16 , 2020 /PAUSHA 26 , 1941 


PART II - Sec . 1 ]] 


नोट: 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा 

परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 
2. उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय 

एवं अन्य ” (ii ) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य " 
( iii) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 27418-/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व् अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” (iv ) 
एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 22722/2016 शीर्षक "प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” (v) रिट 
याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक “ अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा ( vi ) एस.एल.पी. 
( सिविल ) सं. 25407/2016 शीर्षक "मिथलेश कुमारी बनाम महा-निबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय के परिणाम के अध्यधीन हैं 
तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है 
तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी ( गण )/ कर्मचारी ( गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति 
उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 

यश पाल , विशेष कार्य अधिकारी ( स्थापना ) 


NOTIFICATION 

Delhi, the 1st October , 2019 
No. 147/ Estt./E -2 /DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following 
appointment on the Establishment of this Court : 
S.No. Name of the Official & Post Post to which appointed 

Remarks 
held 
1 . 

Mr. Alok Kumar Sharma, Temporary Admn. Officer With effect from 01.10.2019 till 
Senior Judicial Assistant ( Judl.) in the Level 11 of | further orders against a vacant post 

Pay Matrix ( as per 7th Pay | of Admn. Officer ( Judl .) under 35 % 
Commission ) 

seniority quota . 


NOTES : 1 . 


The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year 
from the date of his appointment and expiry of the period of probation shall not result in his 
automatic confirmation . 


2 . 


The above appointment will be subject to outcome of the (i ) SLP (Civil) No. 20362/2016 
titled Ravinder Pahuja & Ors . Vs High Court of Delhi & Ors. , ( ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 
titled “ K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors. ,( iii) SLP (Civil ) No. 27418/2016 titled 
Dinesh Manchanda & Ors . Vs. High Court of Delhi and Ors . , (iv ) SLP ( Civil) No. 22722/2016 
titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors . ” ( v) W.P. ( C ) No. 
8016/2016 titled Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr . and ( vi ) SLP ( Civil ) No. 
25407/2016 titled “ Mithlesh Kumari vs. Registrar General , Delhi High Court and lso subject to the 
condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is 
depressed , he will be liable to yield his position to the officer(s )/official( s ) placed senior to him 
and in case no vacancy is available , he will stand reverted . 


YASH PAL ,O.S.D . (Estt.) 
अधिसूचना 

दिल्ली , 2 दिसम्बर , 2019 
सं . 271/ स्थापना /ई.- 2/ डी.एच.सी. - माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति 
सहर्ष करते हैं : 
क्रम अधिकारी का नाम तथा धारित पद पद जिस पर नियुक्ति हुई 

टिप्पणी 
सं . 


1 . श्री प्रशांत रावत , वरिष्ठ न्यायिक 

न्यायिक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में | दिनांक 01.12.2019 से आगामी 
सहायक 

अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी | आदेशों तक 35 % वरिष्ठता कोटे के 
(न्यायिक ) ( सातवें वेतन आयोग के 

प्रशासनिक अधिकारी 
अनुसार ) 

( न्यायिक ) के एक रिक्त पद के प्रति । 
नोट : 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 

तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी । 


तहत 


[ PART II - Sec . 1 


DELHIGAZETTE,NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 16 , 2020 /PAUSHA 26 , 1941 7 


2. उपरोक्त नियुक्ति (i ) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 20362/2016 शीर्षक " रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 

न्यायालय एवं अन्य ” (ii) एस.एल.पी. (सिविल ) सं . 19374/2016 शीर्षक " के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च 
न्यायालय एवं अन्य” (iii) एस.एल.पी. ( सिविल) सं . 27418-/ 2016 शीर्षक "दिनेश मनचंदा व् अन्य बनाम दिल्ली 
उच्च न्यायालय एवं अन्य ” ( iv ) एस.एल.पी. (सिविल ) सं. 22722/2016 शीर्षक " प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” (v) रिट याचिका ( सिविल ) सं . 8016/2016 शीर्षक " अतुल कुमार शर्मा बनाम 
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य ” तथा ( vi ) एस.एल.पी. ( सिविल ) सं . 25407/2016 शीर्षक "मिथलेश कुमारी बनाम 
महा-निबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय ” के परिणाम के अध्यधीन हैं तथा इस शर्त के भी अध्यधीन कि उपरोक्त निर्णयों के 
क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन 

अधिकारी ( गण )/ कर्मचारी( गण ) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे 
प्रत्यावर्तित हो जायेंगे । 

वंदना कैरोन , संयुक्त निबंधक (स्थापना ) 
NOTIFICATION 

Delhi, the 2nd December , 2019 
No. 271/ Estt./E - 2 /DHC . — Hon ble the Chief Justice has been pleased to make the following 
appointment on the Establishment of this Court : 
S. No. Name of the Official & Post Post to which appointed 

Remarks 
held 
1 . Mr. Prashant Rawat, 

Temporary Admn . Officer With effect from 01.12.2019 till 
Senior Judicial Assistant (Judl.) in the Level 11 of further orders against a vacant post 

Pay Matrix (as per 7th Pay of Admn . Officer (Judl.) under 35 % 
Commission ) 

seniority quota . 
NOTES : 1 . The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year 

from the date of his appointment and expiry of the period of probation shall not result in his 

automatic confirmation . 
2 . The above appointment will be subject to outcome of the (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled 

Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors. ,(ii ) SLP ( Civil ) No. 19374/2016 titled 
‘K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors . ,( iii ) SLP ( Civil ) No. 27418/2016 titled 
Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors. , (iv ) SLP ( Civil ) No. 22722/2016 
titled “ Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors. ” (v ) W.P.( C ) No. 
8016/2016 titled Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr . and (vi) SLP ( Civil) No. 
25407/2016 titled “Mithlesh Kumari vs. Registrar General , Delhi High Court and also subject to 
the condition that in case as a result of implementation of above decisions, his seniority position is 
depressed , he will be liable to yield his position to the officer (s )/ official(s ) placed senior to him 
and in case no vacancy is available , he will stand reverted . 

VANDANA KAIRON, Joint Registrar ( Estt . ) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitalysioned by MANOJKUMAR VERMA 


